निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


र 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 माघ 1943 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 2 फरवरी 2022 


( सं ० पटना 50 ) 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

2 फरवरी 2022 
सं ० 5 / स ० पुर्नगठन ( बियाडा ) -01/07 ( छाया संचिका -1 ) -325 - उद्योग विभाग की अधिसूचना 
ज्ञापांक -3446 दिनांक -25.07.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 
1974 के अध्याय -2 की धारा -3 ( i ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के 
निदेशक पर्षद में क्षेत्रीय प्रबन्धक , इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ( बरौनी रिफाइनरी ) , पटना के स्थान पर महाप्रबंधक 
( एल ० पी ० जी ० ) , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि ० , पटना क्षेत्रीय कार्यालय , पटना को निदेशक के रूप में अगले 
आदेश तक मनोनित किया जाता है । 
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

रूपेश कुमार श्रीवास्तव , 
सरकार के विशेष सचिव । 


, 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 50-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


